निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 चैत्र 1939 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 29 मार्च 2017 


( सं0 पटना 251 ) 


सं० 3 / पायका. 1 - 01 / 2014 - 423 
कला संस्कृति एवं युवा विभाग 


संकल्प 

28 मार्च 2017 
विषय : - " खेलो इण्डिया राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम " के 2016 - 17 से क्रियान्वयन की स्वीकृति । 

समय - समय पर केन्द्र सरकार द्वारा खेल के विकास एवं अवसंरचनाओं के निर्माण संबंधी योजनाओं के 
क्रियान्वयन की रूप रेखा तैयार कर राज्यों को प्रेषित की जाती रही है । 

केन्द्र सरकार की पूर्व संचालित विभिन्न योजनाएँ निम्नलिखित है 
1.( क ) राजीव गांधी खेल अभियान / पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान ( सम्परिवर्तित नाम ) अंतर्गत खेल 

अवसंरचना का विकास एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन । 
( ख ) नेशनल स्पोर्टस टैलेंट सर्च – खेल प्रतिभा का चयन । 
( ग ) अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम – शहरी क्षेत्र में खेल अवसंरचना का निर्माण । 

इन योजनाओं का राज्यों में क्रियान्वयन किया जाता रहा है । बिहार राज्य में राजीव गाँधी 
खेल अभियान अंतर्गत ग्रामीण एवं महिला खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन विगत वर्ष तक किये जाते 

रहे हैं । 
2. वर्तमान में केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त तीनों ही योजनाओं को समेकित कर " खेलो इण्डिया राष्ट्रीय खेल 
विकास कार्यक्रम नाम से नई योजना का प्रवर्तन किया है । 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है : - युवाओं की खेल प्रतियोगिताओं में अधिकाधिक 
प्रतिभागिता,प्रतिभा का चयन, खेल अवसंरचना का निर्माण एवं खेल एकेडमी का निर्माण आदि । 

खेलो इण्डिया योजना के तहत् राज्य में जिला स्तर से राज्य स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं के 
आयोजनार्थ केन्द्र द्वारा सम्पूर्ण राशि उपलब्ध करायी जायेगी । इसी प्रकार राज्य में केन्द्र द्वारा निर्धारित खेल 
अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु भी सम्पूर्ण राशि प्रदान की जायेगी । जिला स्तर से निचले स्तर पर खेल 
कार्यक्रमों के आयोजन पर राज्य सरकार द्वारा अगर निर्णय लिया जाता है तो निचले स्तर पर होने वाला व्यय 
का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है । जबकि केन्द्र द्वारा निर्धारित खेल संरचनाओं के निर्माण हेतु 
निर्धारित राशि से अधिक राशि का लागत आने पर अधिक होने वाला व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया 
जाना है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 29 मार्च 2017 


खण्ड - 1 

प्रतियोगिताएँ 
___ " खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम अंतर्गत 21 खेल विधाएँ सम्मिलित की गई हैं जिनमें से 
राज्यों को अपनी खेल अवसंरचना की उपलब्धता एवं खेलों के प्रचलन के आधार पर कम से कम 10 खेल विधाओं का 
चयन करना आवश्यक निर्धारित किया गया है । बिहार में निम्नांकित खेल प्रचलन में है एवं इनके खेल अवसंरचना भी 
उपलब्ध हैं : 


1. एथलेटिक्स 6 . भारोतोलन 
2. बैडमिंटन 

7 . वॉलीबॉल 
3. कुश्ती 

8. ताईक्वांडो 
4. वुशू 

9 . कबड्डी 
5. फुटबॉल 

10 . हॉकी 
उक्त खेल विधाओं की प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु निम्नलिखित दो आयु श्रेणियाँ निर्धारित 
की गई है : 

(i) अंडर - 14 
(ii ) अंडर - 17 
नोट: - संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर के आधार पर ही आयु का निर्धारण किया जायेगा । 


3. उक्त श्रेणियों में पृथक - पृथक जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है । 
उक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन से संबंधित व्यय केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से उपलब्ध कराया जाएगा । 

निर्धारित दर निम्नलिखित प्रावधानित किया गया है : 


क्र० 


प्रतियोगिता 
का स्तर 


राशि 


खेल विधाएँ 


1 | जिला स्तर 


( i ) बोर्डिंग एवं लॉजिंग र 100 / - प्रति व्यक्ति प्रति दिन ( 2 दिनों के 

लिए ) । 
(ii ) कुल 05 खेलों हेतु र 10,000 / - प्रति खेल के आयोजन एवं प्रत्येक 

आयु समूह में प्रतिभागियों को यात्रा व्यय हेतु । 


राज्य स्तर पर 
पूर्व से चिन्हित 
10 खेलों में से 
जिला स्तर पर 
लोकप्रिय 05 खेल 


2 


राज्य स्तर 


( i) बोर्डिंग एवं लॉजिंग र 150 / - प्रति व्यक्ति प्रति दिन ( 3 दिनों के || राज्य स्तर पर 
लिए) । 

पूर्व से चिन्हित 

10 खेलों में से 
(ii ) कुल 08 खेलों हेतु र 30, 000 / - प्रति खेल के आयोजन हेतु । इसके | लोकप्रिय 08 खेल 

अतिरिक्त प्रतिभागियों के यात्रा हेतु प्रत्येक आयु वर्ग के आधार पर 
द्वितीय श्रेणी का रेल भाड़ा अथवा साधारण बस का वास्तविक भाड़ा 
देय होगा । 


3 | राष्ट्रीय स्तर 


(i ) बोर्डिंग एवं लॉजिंग र 250 / - प्रति व्यक्ति प्रति दिन (6 दिनों के 

लिए) । 


( ii ) प्रति खेल प्रति आयु वर्ग में र 1,50,000 / - आयोजन हेतु । 
( iii ) प्रतिभागियों को द्वितीय श्रेणी का रेल भाड़ा अथवा साधारण बस का 

वास्तविक भाड़ा देय होगा । 
( iv ) र 1,50,000 / - प्रति खेल हेतु यूटिलिटी पुरस्कार सामग्री, पदक , 

प्रमाण पत्र, ट्रॉफी, परिचय पत्र आदि के लिए देय होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 29 मार्च 2017 


विभिन्न स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार राशि सीधे 
उनके खाते में हस्तांतरित की जायगी । केन्द्र सरकार द्वारा पुरस्कार राशि निम्नवत निर्धारित की गई है : 


प्रतियोगिता का स्तर 


पुरस्कार राशि (रूपये में ) 

रजत पदक 


स्वर्ण पदक 


कास्य पदक 


जिला स्तर 


350 / 


250 / 


150 / 
200 / 


राज्य स्तर 


500 / 


300 / 


राष्ट्रीय स्तर 


5000 / 


3000 / 


2000 / 


प्रावधान किया गया है कि जिला स्तर से निचले स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन पर होने वाला व्यय का 
सम्पूर्ण राशि का भुगतान संबंधित राज्य सरकार को करना होगा । 


खण्ड - 2 

प्रतिभा का चयन 
सब जूनियर ( अंडर- 14) एवं जूनियर ( अंडर- 17 ) श्रेणी में खेल प्रतिभा का चयन जिला स्तर , राज्य स्तर एवं 
राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजन के दौरान किया जाना है । प्रत्येक स्तर पर गठित आयोजन समिति द्वारा 
अलग - अलग खेल विधाओं में बालक / बालिका खिलाड़ियों का चयन कर सूची केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराई जायेगी 
जिन्हें 12 माह की छात्रवृति निम्नवत निर्धारित दर पर सीधे उनके खाते में उपलब्ध कराई जायेगी : 
प्रतियोगिता का स्तर 

छात्रवृति की राशि 
जिला स्तर 

र 500 / - प्रति माह 
राज्य स्तर 

र 1,000 / - प्रति माह 
| राष्ट्रीय स्तर 

र 2,000 / - प्रति माह 


क्र० 


खण्ड - 3 

खेलो इण्डिया - खेल अवसंरचना 
शहरी क्षेत्र में खेल अवसंरचना विकास को वित्तीय वर्ष 2016 - 17 से खेलो इण्डिया - राष्ट्रीय खेल विकास 
कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित किया गया है । यह योजना पूर्व की भांति पूर्णतः केन्द्र संचालित योजना है, जिसके अंदर 
निम्नांकित अवसंरचनाओं के निर्माण / विकास हेतु मानक के अनुरूप निर्धारित दर पर निम्नवत राशि केन्द्र द्वारा उपलब्ध 
कराई जायेगी : 


क्र० 


खेल अवसंरचना 
सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक 
सिंथेटिक हॉकी मैदान 
| सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउण्ड 
मल्टीपरपस हॉल ( 60 x 40 x 12.5 मीटर) 
स्वीमिंग पूल 
स्टेडियम कॉम्पलेक्स (जिला मुख्यालय में ) 


निर्धारित देय राशि 

र 7. 00 करोड़ 
र 5. 50 करोड़ 
र 5. 00 करोड़ 
8.00 करोड़ 


र 5.00 करोड़ 
र 50.00 करोड़ 


राज्य में खेल अवसंरचना की स्थिति से अवगत होने के उपरांत , स्टेडियम कॉम्पलेक्स अवसंरचना के निर्माण 
की स्वीकृति युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से दी जायेगी । निर्धारित राशि के अतिरिक्त व्यय होने की 
स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा । 

खेल अवसंरचना के निर्माण संबंधी डी. पी. आर. प्रस्ताव संबंधित जिला से कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, 
बिहार सरकार को प्राप्त होगा, जो डी . पी. आर. का अध्ययन कर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार को 
अग्रसारित करेगा, जिसे मंत्रालय द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के परामर्श से अंतिम निर्णय हेतु राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
समिति के समक्ष उपस्थापित करेगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 29 मार्च 2017 
डी . पी . आर. में निम्नलिखित बिन्दुओं की समीक्षा कर ही प्रस्ताव अग्रसारित किये जा सकेंगे : 
(i) विहित प्रपत्र में प्रस्ताव प्राप्त 
( ii ) कुल लागत 
(iii ) डिजाइन / ड्रॉईंग 
(iv ) भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार का हो , तत्संबंधी प्रमाण 


खण्ड - 4 
राज्य में " खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र द्वारा प्रधान सचिव / सचिव , 
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग , बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति का स्वरूप निम्नवत निर्धारित 
किया गया है : 


- 


। 


। 


ल 


। 


। 


राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति 
प्रधान सचिव / सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 

अध्यक्ष 
महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण 

उपाध्यक्ष 
क्षेत्रीय समन्वयक , भारतीय खेल प्राधिकरण 

सदस्य 
4. राज्य खेल संघ के प्रतिनिधि ( चक्रानुक्रम में दो ) 

सदस्य 
5. एक महिला एवं एक पुरूष खिलाड़ी ( अध्यक्ष द्वारा मनोनीत ) 

सदस्य 
6. निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण एवं खेलो इण्डिया मिशन निदेशालय - सदस्य सचिव 

अध्यक्ष द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समिति में अतिरिक्त सदस्यों को नामित किये जाने के साथ ही अन्य 
को विशेष रूप से आमंत्रित कर सकेंगे । साथ ही एक उप समिति का गठन करते हुए अन्यान्य सदस्यों को नामित किये 
जाने के साथ ही समय समय पर अन्य को विशेष रूप से आमंत्रित कर सकेंगे । राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति का 
प्रत्येक तीन माह पर बैठक किया जाना है । परिस्थितिजन्य कम से कम एक वर्ष में दो बैठक का आयोजन किया जाना । 


। 


अधिकार एवं कर्तव्य - 
(i) राज्य योजना एवं खेल अवसंरचना का निर्माण संबंधी वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित करना तथा 

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय , भारत सरकार को प्रेषित करना । 

राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन 
(iii ) योजना का निरीक्षण एवं अनुश्रवण 
(iv ) बजट ( यदि आवश्यक हो ) की व्यवस्था 


जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति 


- 


लं 


+o- 


जिला पदाधिकारी - अध्यक्ष 
अध्यक्ष , जिला परिषद - सह अध्यक्ष 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - उपाध्यक्ष 
जिला पंचायती राज पदाधिकारी - सदस्य 
जिला शिक्षा पदाधिकारी - सदस्य 
एक महिला एवं एक पुरूष खिलाड़ी ( अध्यक्ष द्वारा मनोनीत ) - सदस्य 

जिला खेल पदाधिकारी - सदस्य सचिव 
8. संसद सदस्य / स० वि० स० (स्थानीय ) - विशेष आमंत्रित 

अध्यक्ष द्वारा जिला में योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उपरोक्त समिति की बैठक आवश्यकतानुसार करेंगे । साथ 
ही एक उप समिति का गठन करते हुए अन्यान्य सदस्यों को नामित किये जाने के साथ ही समय समय पर अन्य को 
विशेष रूप से आमंत्रित कर सकेंगे । 

अधिकार एवं कर्त्तव्य - 
(i ) जिला योजना एवं खेल अवसंरचना का निर्माण संबंधी वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित करना 

तथा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग , बिहार को प्रेषित करना । 
( ii) जिला स्तरीय खेलों का आयोजन 
(iii ) योजना का निरीक्षण एवं अनुश्रवण 
(iv ) बजट ( यदि आवश्यक हो ) की व्यवस्था 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 29 मार्च 2017 


4 . राज्य में खेलो इण्डिया योजना का क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर सोसायटी का निर्माण किया 
जायेगा । राज्य स्तरीय सोसायटी जो राज्य का नोडल एजेन्सी होगा तथा केन्द्र द्वारा प्रदान की जानेवाली सहायता राशि 
प्राप्त करेगा । राज्य सोसायटी द्वारा जिला सोसायटी के माध्यम से राज्य में " खेलो इण्डिया कार्यक्रम का क्रियान्वयन 
किया जायेगा । 

5. समय - समय पर केन्द्र द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु किये जाने वाले संशोधन / शुद्धिकरण के 
आलोक में कार्रवाई हेतु कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार स्वयं सक्षम होगा । 

6. उपर्युक्त निर्णय में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 21.03. 2017 के मद् संख्या - 13 के रूप में स्वीकृति 
प्राप्त है । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं 

इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / प्रमंडलीय आयुक्तों / जिला पदाधिकारियों / महालेखाकार, बिहार, 
पटना को सूचनार्थ भेजी जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

चैतन्य प्रसाद , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 251 -571 +500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic . in 


